रजिस्ट्री सं डीएल० - 33004/ 97 


REGD. NO . D . L.- 33004/97 


सत्यमेव जयते 


भारत का राजपत्र 
The Gazette of India 


असाधारण 
EXTRAORDINARY 


भाग II - खण्ड 3 - उप - खंड ( ii ) 
PART II — Section Sub -section ( li ) 


प्राधिकार से प्रकाशित 
PUBLISHED BY AUTHORITY 

नई दिल्ली , मंगलवार , मार्च 10, 1998 / फाल्गुन 19 , 1919 
NEW DELHI, TUESDAY ,MARCH 10 , 1998 /PHALGUNA 19 , 1919 


सं . 148 ] 
No . 148 ] 


विधि और न्याय मंत्रालय 


( विधायी विभाग ) 


अधिसूचना 


नई दिल्ली, 10 मार्च, 1998 
का . आ . 183 ( अ ).- - राष्ट्रपति, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 ( 1951 का 43 ) की धारा 12 के अनुसरण में, पंजाब राज्य की विधान 
सभा के निर्वाचित सदस्यों से अपेक्षा करते है कि वे उक्त अधिनियम के और उसके अधीन बनाए गए नियमों और किए गए आदेशों के उपबंधों के अनुसार 
राज्य सभा के दो सदस्यों सर्वश्री इकबाल सिंह और सुरिन्द्र कुमार सिंगला के स्थानों को भरने के प्रयोजन के लिए, जो अपनी पदावधि की समाप्ति पर 9 
अप्रैल, 1998 को निवृत्त हो रहे हैं , दो सदस्यों को निर्वाचित करें । 

[ फा . 13( 1 ) 98 - वि . 2 ] 

डा. रघबीर सिंह , सचिव 
MINISTRY OF LAW AND JUSTICE 

(Legislative Department ) 

NOTIFICATION 


New Delhi, the 10th March , 1998 


S .O . 183 (E ). - In pursuance of Section 12 of thse Representation of the People Act, 1951 (43 of 1951), the President 
is pleased to call upon the elected members of the Legislative Assembly of the State of Punjab , to elect , in accordance with the 
provisions of the said Act and the rules and orders made thereunder , two members for the purpose of filling the seats of $ /Shri 
Iqbal Singh and Şurinder Kumar Singla ,members of the Council of States who are retiring on 9th April, 1998 on the expiration 
of their term of office . 

[ F. No. 13( 1 )/ 98 -Leg. II ] 

DR . RAGHBIR SINGH , Secy . 
685GI/ 98 


Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road , Mayapuri , New Delhi- 110064 

and Published by the Controller of Publications, Delhi- 110054 - - 1998 


